H 


HEM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र, 1938 ( श० ) 


संख्या- 692 राँची, बुधवार , 


20 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
11 जुलाई , 2017 


संख्या - 3/ पद -01( ग)-06 / 2015 का .-7920 -- अपर सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची अतिरिक्त प्रभार उप निदेशक (प्रशासन ), रिम्स के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रेमकान्त झा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 465 / 03 , गृह जिला- दरभंगा) को अपने 
कार्यों के साथ अगले आदेश तक उप निदेशक ( प्र० ), रिनपास, काँके , राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा 
जाता है । 

संख्या - 3/ पद -01( ग)- 06 / 2015 का .-7921 -- उप निदेशक (प्र०), रिनपास, काँके , राँची ( धारित 
पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित ) के पद पर पदस्थापित श्री विनय कुमार सिंकू, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 566/ 03 , गृह जिला- सिंहभूम) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विभागीय 
संकल्प सं०- 8929 दिनांक 18 अक्टूबर , 2016 द्वारा पदावनत के अधिरोपित दण्ड के फलस्वरूप 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 सितम्बर , 2017 


अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या - 3/ पद -01( ग)- 06/ 2015 का .- 7922 -- संयुक्त सचिव , स्वर्ण रेखा परियोजना , जमशेदपुर 
के पद पर पदस्थापित श्री सुरेश कुमार दुदानी , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 581/ 03 , गृह जिला 
धनबाद) को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक अपर निदेशक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरखा 
बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 

संख्या - 3/ पद-01(ग)- 06 /2015 का .-7923 -- संयुक्त निदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , 
राँची (विभागीय अधिसूचना सं० - 7268 दिनांक 17 जून , 2017 द्वारा अधिसूचित अपर समाहर्ता, 
पलामू ) के पद पर पदस्थापित श्री संजय बिहारी अम्बष्ठ , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 666/ 03, गृह 
जिला- मुंगेर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व पदाधिकारी, आवास बोर्ड, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

___ ii- उक्त विभागीय अधिसूचना सं०- 7268 दिनांक 17 जून , 2017 को विलोपित किया 
जाता है । 

संख्या - 3/ पद-01( ग)- 06 / 2015 का.-7924-- अपर नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम , 
धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री प्रदीप कुमार प्रसाद , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 631/03, गृह 
जिला - दरभंगा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, पलामू के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या - 3/ पद-01 ( ग)-06/ 2015 का .- 7925 -- राजस्व पदाधिकारी , आवास बोर्ड, झारखण्ड , राँची 
के पद ( अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ) पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 732/03, गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, हजारीबाग सदर के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक अपर समाहर्ता एवं समकक्ष 
कोटि में उत्क्रमित करते हुए इन्हें अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 
II . श्री वर्मा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् हजारीबाग सदर 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/ पद -01( ग)-06/ 2015 का .-7926 -- आवासीय दण्डाधिकारी, बोकारो के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती मेनका, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 816/ 03 , गृह जिला- पटना ) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या -7430 दिनांक 
21 जून , 2017 को विलोपित किया जाता है, श्रीमती मेनका अगले आदेश तक आवासीय 
दण्डाधिकारी, बोकारो के पद पर यथावत बनी रहेंगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 सितम्बर , 2017 


संख्या - 3/पद-01( ग)-06/ 2015 का .-7927 -- सचिव , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री ओनिल क्लेमेन्ट ओड़ेया , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 805/03, गृह जिला 
हजारीबाग ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/पद -01( ग )- 06/ 2015 का .-7928 -- आयुक्त के सचिव , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री मोईनउद्दीन खान , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 806/ 03, गृह जिला 
बोकारो) को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य 
सुन्नी वक्फ बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 

संख्या - 3/पद -01(ग )- 06/2015 का .-7929 -- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती शैलप्रभा कुजूर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 751/ 03 , गृह जिला- गुमला) की सेवा 
खाव, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले 
आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , महुआडांढ़ (लातेहार ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्रीमती कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् महुआडांढ़ 
( लातेहार ) के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/ पद- 01( ग )-06 / 2015 का .- 7930 -- अवर सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री नन्दकिशोर गुप्ता , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 789/03, 
गृह जिला- मुजफ्फरपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , 
मेदिनीनगर सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री गुप्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् मेदिनीनगर 
सदर के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 

संख्या- 3/पद-01( ग)- 06/ 2015 का .-7931-- निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री संदीप कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 759/03, गृह जिला- गिरिडीह ) को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक सक्षम प्राधिकार 
( ONGC ), बोकारो का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 

संख्या - 3/पद-01( ग)-06/ 2015 का .- 7932-- जिला पंचायत राज पदाधिकारी , पश्चिमी 
सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री सत्य प्रकाश , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 852/ 03 , गृह 
जिला- राँची) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश 
तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर ( गुमला) के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
II. श्री प्रकाश को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् चैनपुर 
अनुमण्डल ( गुमला) के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 सितम्बर , 2017 


संख्या - 3/पद-01 (ग )-06/ 2015 का .- 7933 -- उप नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम , धनबाद 
के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार यादव , झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह जिला- गोड्डा ) को 
स्थानांतरित करते हुए इनकी सेवा जिला भू- अर्जन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले 
आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 

संख्या - 3/पद- 01 (ग)- 06 / 2015 का .- 7934-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्द्रपुरा ( बोकारो) के 
पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , गृह जिला - रामगढ़) की सेवा ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उप नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम , धनबाद 
का पद इनके पदस्थापन अवधि तक अवक्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या - 3/पद-01( ग)- 06 /2015 का .-7935 -- भू- सम्पदा पदाधिकारी , राँची क्षेत्रीय विकास 
प्राधिकार, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विद्या भूषण कुमार , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच, गृह जिला 
अरवल , बिहार ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 
II . श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् दुमका जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/पद-01( ग)-06/ 2015 का .- 7936-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , पाकुड़ के पद पर 
पदस्थापित श्री जामनी कान्त, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 467/03, गृह जिला- हजारीबाग ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू ( राँची) के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 
II. श्री कान्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् बुण्डू 
( अनुमण्डल ) के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या- 3/ पद-01 (ग )-06/ 2015 का .- 7937 -- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , 
बासुकीनाथ , दुमका के पद पर पदस्थापित डा० ज्योति कुमार सिंह, झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह 
जिला- धनबाद ) की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है | 

संख्या - 3/ पद-01 ( ग)-06/ 2015 का .-7938-- कार्यपालक पदाधिकारी, खूटी , नगर पर्षद के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती मेघना रूबि कच्छप , झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह जिला- राँची ) की सेवा नगर 
विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 20 सितम्बर , 2017 


हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को 
सौंपी जाती है । 

___ संख्या- 3/ पद- 01 ( ग )-06/ 2015 का .- 7939 -- कार्यपालक पदाधिकारी , गोड्डा नगर पंचायत , 
गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री राहुल जी आनन्द जी , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच, गृह जिला - बांका , 
बिहार ) की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अंचल अधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 

संख्या - 3/ पद-01( ग)- 06 / 2015 का .- 7940 -- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद , डालटेनगंज 
के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार साव, झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच, गृह जिला - धनबाद) की सेवा 
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अंचल अधिकारी के पद पर 
पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , 
राँची को सौंपी जाती है | 

संख्या - 3/पद-01( ग)- 06 /2015 का .-7941 -- कार्यपालक पदाधिकारी, चास नगर पर्षद के पद 
पर पदस्थापित श्री कृष्ण कुमार , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , गृह जिला- हजारीबाग) की सेवा नगर 
विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् धनबाद जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 

संख्या - 3/ पद-01( ग)- 06 / 2015 का .- 7942-- कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह नगर पर्षद , 
गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री राजीव कुमार मिश्र, झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला 
दुमका) की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 

संख्या - 3/ पद-01 ( ग)-06/ 2015 का .-7943-- कार्यपालक पदाधिकारी , हजारीबाग नगर निगम , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री आशीष कुमार, झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला 
चतरा ) की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अंचल अधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 सितम्बर , 2017 


2. जिन पदाधिकारियों के स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है परन्तु 
यदि उनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया गया है , वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, राँची में योगदान सुनिश्चित करेंगे । 
3. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 
जुलाई, 2017 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 
4. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/ पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 692-- 50 


